PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., APR. 16, 2013 ( CHTR. 26 , 1935 SAKA) 


461 


सिंचाई विभाग 


घोषणा 


दिनांक 2 अप्रैल, 2013 


--.. 


क्रमांक 2869/221- W.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सार्वजनिक व्यय 
पर एक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामत: पूर्व निर्मित बड़दू सब माईनर की बुर्जी नं ० 0-10500 टेल तक जो कि बिजलाना सब माईनर की 
बुर्जी नं ० 2930 दायें से निकलती है के लिए गांव लाडियावाली तथा इंदीवाली, तहसील तोशाम , जिला भिवानी के पूर्व निर्मित हेतु भूमि ली जानी 
अपेक्षित है । जिसके लिए सिंचाई विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचना संख्या 1954/221 डब्ल्यू दिनांक 23 अगस्त, 2012 भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 17( 2) सी के तहत जारी कर दी गई है और हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण दिनांक 23 अगस्त, 2012 
में प्रकाशित कर दी गई है । 

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त उद्देश्य हेतु ली जानी अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु जारी की जाती है जो 
इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के तहत भूमि अर्जन कलैक्टर. भिवानी सिंचाई 
विभाग , भिवानी से उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, भिवानी, सिंचाई विभाग, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता, जुई जल सेवाएं 
मण्डल , भिवानी के कार्यालयों में किया जा सकता है । 


- 


विशिष्टियां 


क्रमांक 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रफल 


रैक्टंगलाखसरा नं ०/किला नं ० 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


भिवानी 


तोशाम 


इंदीवाली 


2.50 


149 16मिन( 2-10), 17मिन (0-3 ), 22मिन(0-4), 2.3मिन(2-11 ), 

24मिन( 2-3) 
150 7मिन ( 2-3 ), 8मिन( 0-2), 11मिन( 0-2 ), 12मिन ( 2-4 ), 

20मिन(25) 


166 21मिन (0-19) 


169 7मिन (G-19 ), 8मिन( 1-9 ), मिन( 0-16), 26मिन(0-12) 


रिजर्व रास्ता 270/ 2मिन(0-7 ) 


जोड़ 19 कनाल 10 मरला 


या 


2.44 एकड़ 


2 . 


भिवानी 


तोशाम 


लाडियावाली 140 


2.11 


66 


16 कनाल 17 मरला 


या 2.11 एकड़ 


कुल जोड़ 4.55 एकड़ 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 

सुरेन्द्र कौशिक , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


462 


HARYANA GOVT. GAZ., APR . 16 , 2013 (CHTR . 26 , 1935 SAKA ) 


PARTI 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 2nd April, 2013 
No. 2889/221 - W - Whercas, it appears to the Governor of Haryana that the land described below in the 
specifications mentioned below is needed acquired by the Government, at the public expenses, for public purpose, 
namely , for already constructed of Bardu Sub Minor from RD 0-10500 Tail off taking atRD 2930/R Bijlana Sub Minor in 
village Ladianwali & Indiwali tehsil Toshain , district Bhiwani (Left over Killa ). 


For which a Notification Under Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 has been issued vide Haryana, Government 
Irrigation Department, Haryana Notification No. 1954 /221- W dated 23rd August 2012 and published in Haryana Government 
Gazette on Part-I on dated 23rd August, 2012. It is hereby declared that the land described in the specifications below is 
required urgently for the above purpose . 

This declaration ismade under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), for the 
information of all to whom it may concern . 

Now ,therefore, in exercise of the powers conferred in Section 7 ofthe Land Acquisition Act, 1894 , the Governor of 
Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, Bhiwani to take order for the acquisition of land described in the 
specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification . 

The Plans of the lard may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Irrigation Department 
Bhiwani and Executive Engineer, Jui Water Services Division , Bhiwani on any working day . 


Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Rectangle /Field Nos. 


Sr. 
No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


Bhiwani 


Tosham 


Indiwali 


71 


2.50 


149 


16Min (2-10 ), 17Min (0-3 ) , 22Min ( 0-4 ) , 
23Min ( 2-11 ), 24Min ( 2-3 ) 


156 7Min (2-3 ) , 8Min ( 0-2 ), ( IMin (0-2 ), 

12Min (2-4 ), 20Min (2-6 ) 


166 21Min ( 0-19 ) 


169 7Min { 0-19 ) , 8Min (1-9 ) , 9Min ( 0-16 ) , 

26Min ( 0-12 ) 


Reserve Rasta 270 /2Min (0-7 ) 


Total 19 Kanal 10 Marla 


Or 


2.44 Acres 


2 . 


Bhiwani 


Tosham 


Ladianwali 140 


2.11 


66 


16Kanal 17Marla 
Says 2.11 Acres 


G. Total 4.55 Acres 


By order of Governor of Haryana . 


SURINDER KAUSHIK , 


Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


50923 - C.S. - H.O.P ., Chd . 


